इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्यप्रदश 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 15 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 15 अप्रैल 2022 - चैत्र 25 , शक 1944 


भाग 3 ( 1 ) 

विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 

नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सांझी सिंह सेंगर ( Sanjhee Singh Sengar ) उम्र 11 वर्ष , निवासी 
एच -8 / 10 , मिनाल व्यूस -2 , पंजाबी बाग , रायसेन रोड भोपाल के दस्तावेजों में उनके पिता का नाम नरसिंह प्रताप सिंह सेंगर 
( Narsingh Pratap Singh Sengar ) चल रहा है . चूंकि उनके पिता का सही नाम नरसिंह प्रताप सिंह ( Narsingh Pratap Singh ) 
है , इसलिए सांझी सिंह सेंगर के दस्तावेजों में अब से उनके पिता का नाम नरसिंह प्रताप सिंह ( Narsingh Pratap Singh ) 
लिखा एवं पढ़ा जावे . 


नया नाम 


पुराना नाम 


( नरसिंह प्रताप सिंह ) 


( नरसिंह प्रताप सिंह सेंगर ) 
( G - 633 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री कुमारी आयुषी पंडित आयु 13 वर्ष पुत्री स्वर्गीय आशुतोष पंडित 
एवं श्रीमती सरिता पंडित का पूर्व में नाम कुमारी प्रतिक्षा पंडित पुत्री स्वर्गीय आशुतोष पंडित था अब मेरी पुत्री का नाम आयुषी 
पंडित पुत्री स्वर्गीय आशुतोष पंडित हो गया है जो आवश्यक दस्तावेजों में भी परिवर्तित हो गया है . मेरी पुत्री अब आयुषी पंडित 
के नाम से जानी , पहचानी जायेगी . तदानुसार सूचित हो . 


नया नाम 


पुराना नाम 


( सरिता पंडित ) ) 


( आयुषी पंडित ) 
पत्नि स्व . आशुतोष पंडित 


( G - 634 ) 


413 


414 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 
मेरा वास्तविक व सही नाम भारत खत्री ( Bharat Khatri ) हैं जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में भी दर्ज है . परन्तु कुछ 
दस्तावेजों में मेरा नाम भारत कुमार खत्री लिखा हुआ है . अतः सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझें मेरे वास्तविक 
नाम भारत खत्री से ही लिखा , पढ़ा व पहचाना जावे . 
पुराना नाम 

नया नाम 
( भारत कुमार खत्री ) 

( भारत खत्री ) 

पता- 131/2 रविन्द्रनाथ टेगोर मार्ग , 
( G - 635 ) 

अब्दालपुरा , उज्जैन ( म.प्र . ) . 

नाम परिवर्तन 
मुझ प्रार्थी आशीष धाकड़ पिता अनिल कुमार धाकड़ निवासी– मकान न . 100 , वार्ड नं . 12 , जगदेवगंज , मेन रोड , आलोट , 
जिला रतलाम पिन 457114 के पुत्र का नाम जन्म प्रमाण - पत्र में मोक्ष धाकड़ अंकित है चूंकि मैं प्रार्थी अपने पुत्र का नाम 
परिवर्तन करवाकर मयन धाकड़ अंकित करवाना चाहता हूं . अतः मुझ प्रार्थी के पत्र का नाम जन्म प्रमाण - पत्र में परिवर्तित कर 
मयन धाकड़ ( MAYAN DHAKAD ) पिता आशीष धाकड़ किया जावे तथा भविष्य में मुझ प्रार्थी के पुत्र को मयन धाकड़ 
के नाम से ही जाना व पहचाना जावे . उक्त संशोधन हेतु सूचना प्रकाशित करवाना आवश्यक हुआ है . 
पुराना नाम 

नया नाम 
( मोक्ष धाकड़ ) 

( मयन धाकड़ ) 

( MAYAN DHAKAD ) 
आशीष धाकड़ पिता- अनिल कुमार धाकड़ 

निवासी– मकान न . 100 , वार्ड नं . 12 , जगदेवगंज , 
( G - 636 ) 

मेन रोड , आलोट , जिला रतलाम . 

नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम RANU SHARMA S / ONARENDRA KUMAR SHARMA 
है , जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड , पेनकार्ड , बैंक पासबुक , पासपोर्ट आदि में दर्ज है . अब मैं अपना नाम 
RANU SHARMA से बदलकर नया नाम RAJVEER KAANKAR S / O NARENDRA KUMAR SHARMA कर 
रहा हूं , मेरे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरा नया नाम RAJVEERKAANKAR पढ़ा , लिखा 
व समझा व अंकित किया जावे . 
पुराना नाम 

नया नाम 
( RANU SHARMA ) 

( RAJVEER KAANKAR ) 
S / O NARENDRA KUMAR SHARMA 

S / O NARENDRA KUMAR SHARMA 

R / O 11 , SIDDHI VAISHNO DHAM , 
( G - 637 ) 

GIRD , GWALIOR ( M.P. ) . 

नाम परिवर्तन 
मैं , मेराजुन निशा पिता श्री अब्दुल सलाम आरिफ उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी 2786 / 1 ए दुर्गा नगर , शहीद अब्दुल हमीद 
वार्ड , अधारताल , जबलपुर मध्यप्रदेश यह कथन करती हूं कि मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम 
मैराजून निशा दर्ज है . मैं अपना उपरोक्त नाम परिवर्तित कर फातिमा बेहना करना चाहती हूँ . मैराजुन निशा एवं फातिमा बेहना 
एक ही व्यक्ति है . आज से मुझे मेराजुन निशा की जगह फातिमा बेहना नाम से जाना व पहचाना जावें . 
पुराना नाम 

नया नाम 
( मेराजुन निशा ) 

( फातिमा बेहना ) 
( G - 638 ) 


415 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022 


. 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नाम के पी जयश्री ( K.P. Jayshree ) अंकित है , 
जबकि मेरा सही नाम जयश्री कोट्टय पुरत ( Jayshree Kottaya Purath ) है जो पैन कार्ड , आधार कार्ड , बैंक अकाउंट इत्यादि 
में अंकित है मेरा नाम जयश्री कोट्टय पुरत ( Jayshree Kottaya Purath ) पुत्री स्व . श्री के पी अच्चुतन किया जाना है क्योंकि 
अब मुझे सभी लोग जयश्री कोट्टय पुरत ( Jayshree Kottaya Purath ) के नाम से ही जानते हैं एवं पहचानते हैं . 
पुराना नाम 

नया नाम 
( के पी जयश्री ) 

( जयश्री कोट्टय पुरत ) 
पुत्री स्व . श्री के पी अच्चुतन 

पुत्री स्व . श्री के पी अच्चुतन 
( G - 639 ) 

पता- C - 233 शाहपुरा , भोपाल . 

नाम परिवर्तन 
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 26-12-1990 को 
श्री रणवीर सिंह सिसौदिया के साथ अनुष्ठापित हुआ था . जिसके पश्चात् मेरा नाम श्रीमती आशा सिसौदिया हो गया था , किन्तु 
मेरा अपने पति से हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह विच्छेद माननीय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश आगर मालवा द्वारा 
पारित निर्णय के माध्यम से दिनांक 01-02-2021 को हो चुका है . इसलिये अब मेरा नाम आशा सिसौदिया पिता श्री मुन्ना सिंह चौहान 
हो गया है . मेरी कुल 02 ( दो ) संतानें हैं , जिनके नाम क्रमशः सिद्धांत सिंह सिसौदिया पिता रणवीर सिंह सिसौदिया , व 
विधान सिंह सिसौदिया पिता रणवीर सिंह सिसौदिया है . 

अतः मेरे नाम एवं मेरी संतानों के संबंध में यह जाहिर सूचना के प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है , कि आगे 
से मुझे आशा सिसौदिया पिता श्री मुन्नासिंह चौहान के नाम से तथा मेरी संतानों को सिद्धांत सिंह सिसौदिया , विधान सिंह सिसौदिया 
के नाम से जाना जावे . इति विदित हो . 
पुराना नाम 

नया नाम 
( आशा सिसौदिया ) 

( आशा सिसौदिया ) 
पति श्री रणवीर सिंह सिसौदिया 

पिता श्री मुन्नासिंह चौहान 
( G - 640 ) 

CHANGE OF NAME 


I , Mrs. Prerna Phulwaney W / o Mr. Vasdev Phulwaney R / oA - 20B , Flat No.7 , BDAColony , Koh - E - Fiza , 
Bhopal ( M.P. ) , hereby declare that before marriage my name was Ku . Nirmala Bahalani D / o Mr. Vidyanand 
Bahalani . I got married according to Hindu customs on dt . 23rd April 1993 with Mr. Vasdev Phulwaney & After 
marriage my name has been changed as Mrs. Prerna Phulwaney W / o Mr. Vasdev Phulwaney , after marriage 
I known as Mrs. Prerna Phulwaney Wlo Mr. Vasdev Phulwaney for all purposes on every records . 


Old Name 


New Name 


( NIRMALA BAHALANI ) 


( PRERNA PHULWANEY ) 
Resident of - A - 20B , Flat No.7 , BDA Colony , 

Koh - E - Fiza , Bhopal ( M.P. ) . 


( G - 641 ) 


CHANGE OF NAME 


I , Babli Pawar hereby declare that , my name was Babli Pawar . I have changed my name as Amrita 
Pawar . So , from now and in future I will be known as Amrita Pawar for all Purpose . 
Old Name 

New Name 


( Babli Pawar ) 


( Amrita Pawar ) 
65 , Royal Green Park , New Choksey Nagar , 

Tehsil Huzur , Bhopal , ( M.P. ) . 


( G - 642 ) 


416 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


जन साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम केनिशा हीरे ( Kenisha Hire ) जिस भी दस्तावेजों 
पर अंकित है उसे उसके स्थान पर केनिशा प्रदीप हीरे ( Kenisha Pradeep Hire ) अंकित , पढ़ा एवं पहचाना जाए , जो कि 
उसके समस्त शासकीय दस्तावेजों में भी अंकित है . अतः भविष्य में उसे इसी नाम से जाना , पढ़ा एवं पहचाना जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


( केनिशा हीरे 
( KENISHA HIRE ) 


( केनिशा प्रदीप हीरे ) 

( KENISHA PRADEEP HIRE ) 
निवासी- 262 बी , सेक्टर - सी , सर्वधर्म कॉलोनी , भोपाल ( म.प्र . ) . 


( G - 643 ) 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है पूर्व में मेरे पुत्र को प्रदीप बिलावलिया के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था 
आज दिनांक से मेरे पुत्र को प्रवेश बिल्लौरे पिता विकास बिल्लौरे ईश्वर खेड़ी जिला देवास , ( मध्यप्रदेश ) के नाम से जाना व 
पहचाना जायेगा . 


नया नाम 


पुराना नाम 
( प्रदीप बिलावलिया ) 

( प्रवेश बिल्लौरे ) 
तर्फे पिता विकास बिल्लौर 

तर्फे पिता विकास बिल्लौरे 
( G - 644 ) 

आम सूचना 
मेरा नाम दीपक ठाकुर ( DEEPAK THAKUR ) पुत्र श्री लाल सिंह है जो कि मेरे आधार कार्ड एवं मेरे बोर्ड कक्षा 10 वीं 
की अंकसूची में अंकित है एवं मेरा नाम दीपक ( DEEPAK ) भी जिसमें मेरा सरनेम अंकित नहीं है जो कि मेरे जन्म प्रमाण - पत्र 
में अंकित है . 

मैं , उक्त नामों अर्थात दीपक ठाकुर ( DEEPAK THAKUR ) एवं दीपक ( DEEPAK ) पुत्र श्री लाल सिंह से जाना व 
पहिचाना जाता हूं जबकि सही नाम दीपक ठाकुर है अब मुझे दीपक ठाकुर के नाम से जाना , पहचाना जावे . 
पुराना नाम 

नया नाम 
( दीपक ) 

( दीपक ठाकुर ) 
निवासी– मकान नं -68 , न्यू राजीव नगर , 

सेमरा भोपाल ( म.प्र . ) 
( G - 645 ) 

नाम परिवर्तन 
मैं , स्नेहा खरे पत्नि श्री स्वागत कुमार सिन्हा , निवासी- 15 संत नगर , अशोका गार्डन , भोपाल ( म.प्र . ) की हूँ . यह कि मेरी 
सभी अंकसूचियों में मेरा नाम स्नेहलता खरे दर्ज है एवं सभी आई.डी. एवं सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम स्नेहा खरे दर्ज है . जिस 
भी दस्तावेजों में मेरा नाम स्नेहलता खरे दर्ज है . उसके स्थान पर स्नेहा खरे पढ़ा एवं लिखा जावे . 


नया नाम 


पुराना नाम 


( स्नेहलता खरे ) 


( स्नेहा खरे ) 


( G - 646 ) 


417 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022 


, 


नया नाम 


नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि , मैं अनिरूद्ध प्रताप सिंह राजपूत पिता श्री छतर सिंह राजपूत निवासी- पी . 
नं . 25 , सेक्टर ए , राजवंश कालोनी , बीएमएचआर सी के सामने , करोंद , वार्ड नं . 79 , भोपाल हैं . यह कि मैने अपने नाम अनुरूद्ध 
प्रताप सिंह राजपूत में सुधार कर अनिरूद्ध प्रताप सिंह राजपूत किया गया है और अब भविष्य में मुझे अनिरूद्ध प्रताप सिंह 
राजपूत के नाम से जाना , पहचाना , पढ़ा और लिखा जावे . 
पुराना नाम 

नया नाम 
( अनुरूद्ध प्रताप सिंह राजपूत ) 

( अनिरूद्ध प्रताप सिंह राजपूत ) 
( G - 647 ) 

नाम परिवर्तन 
मैं , बनी सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे बचपन का घर का बोलता नाम विनय कुमार 

, 
अरोलिया था जो कि मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200931509 में से लिखा गया है . जबकि वर्तमान में मुझे बनी सिंह पुत्र 

श्री 
निहाल सिंह के नाम से जाना , पहचाना एवं पुकारा जाता है . अतः विनय कुमार अरोलिया एवं बनी सिंह दोनों मेरे ही नाम है 
भविष्य में भी मैं इसी नाम बनी सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह के नाम से जाना , पहचाना एवं पुकारा जाउंगा तथा हस्ताक्षर करता 
रहूंगा तथा मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200931509 में मेरा नाम विनय कुमार अरोलिया के स्थान पर बनी सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह 
लिखा एवं पढ़ा जावे . आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 

पुराना नाम 
( विनय कुमार अरोलिया ) 

( बनी सिंह ) 

पुत्र श्री निहाल सिंह , 

निवासी ग्राम खेरी का पुरा पोरसा मुरैना , ( म.प्र . ) 
( G - 648 ) 

नाम परिवर्तन 
मैं , अनीता पत्नी श्री राजवीर सिंह राजपूत सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे घर का बोलता नाम अनुपम राजपूत 
था जो कि मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 203393908 , 203393907 एवं 203393906 में लिख गया है . जबकि वर्तमान में मैं , अनीता 
पत्नी श्री राजवीर सिंह राजपूत के नाम से जानी , पहचानी एवं पुकारी जाती हूं अनुपम राजपूत एवं अनीता दोनों मेरे ही नाम 
है तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम अनीता पत्नी श्री राजवीर सिंह राजपूत के नाम से जानी , पहचानी एवं पुकारी जाउंगी तथा 
हस्ताक्षर करती रहूंगी . अतः मेरे बीमा पॉलिसी क्रमांक 203393908 , 203393907 एवं 203393906 में मेरा नाम अनुपम राजपूत 
के स्थान पर अनीता लिखा एवं पढ़ा जावे . आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 
पुराना नाम 

नया नाम 
( अनुपम राजपूत ) 

( अनीता ) 

पत्नी श्री राजवीर सिंह राजपूत 

पता- 140/02 न्यू रेल्वे कॉलोनी , ग्वालियर ( म.प्र . ) 
( G - 649 ) 

नाम परिवर्तन 
मैं , सपना गोयल पत्नी श्री राकेश गोयल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम संगीता देवी 
अग्रवाल पुत्री स्व . श्री शम्भू अग्रवाल था मेरा विवाह श्री राकेश गोयल के साथ होने से मेरा सरनेम संगीता गोयल हो गया 
जो मेरे बीमा पॉलिसी , शैक्षणिक प्रमाण - पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है विवाह पश्चात् हिन्दू रिवाज में नाम परिर्वतन 
होने से मेरा नाम सपना गोयल हो गया है जो मेरे पैन कार्ड , आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में लिखा गया है , और वर्तमान 
में मैं सपना गोयल के नाम से ही जानी , पहचानी एवं पुकारी जाती हूं , संगीता देवी अग्रवाल एवं संगीता गोयल और सपना 
गोयल मेरे ही नाम हैं और भविष्य में भी में सपना गोयल के नाम से जानी , पहचानी व पुकारी जाऊंगी व हस्ताक्षर करती रहूंगी . 


. 


418 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नया नाम 


नया नाम 


1 


अतः मेरे बीमा पॉलिसी , शैक्षणिक प्रमाण - पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम संगीता देवी अग्रवाल एवं संगीता गोयल के स्थान 
पर सपना गोयल लिखा एवं पढ़ा जावे . आमजन एवं सर्वजन सूचित हों . 

पुराना नाम 
( संगीता देवी अग्रवाल ) 

( सपना गोयल ) 
( संगीता गोयल ) 

पत्नी श्री राकेश गोयल 
( G - 650 ) 

पता- मोती बाबा मार्ग कोठी न . 08 के सामने , सईसपुरा शिवपुरी ( म.प्र . ) 

नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि , यह कि , मैं रूपचंद पिता श्री पुरूषोत्तम के नाम से जाना , पहचाना एवं पुकारा 
जाता हूं लेकिन अब मैंने मेरा नाम रूपचंद चौहान पिता श्री पुरूषोत्तम चौहान कर लिया है तथा आज दिनांक से भविष्य में 
मुझे रूपचंद चौहान पिता पुरूषोत्तम चौहान के नाम से जाना , पहचाना एवं पुकारा जावे . अतः मेरे समस्त शैक्षणिक , शासकीय 
एवं अर्द्धशासकीय प्रपत्र में भी मेरा नाम रूपचंद के स्थान पर रूपचंद चौहान पिता पुरूषोत्तम चौहान दर्ज व अंकित किया जावे . 
सर्वजन व आमजन सूचित हो . 

पुराना नाम 
( रूपचंद ) 

( रूपचंद चौहान ) 
( Rupchand ) 

पिता श्री पुरूषोत्तम चौहान 
( Rupchand Chouhan ) 

S / o Purshottam Chouhan 

निवासी- 397 , एम.जी. रोड , नयापुरा , बड़नगर , 
( G - 651 ) 

जिला उज्जैन ( म.प्र . ) . 

नाम परिवर्तन 
मैं , नन्दिनी वाधवानी पुत्री श्री श्रवण कुमार वाधवानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरा नाम नन्दिनी वाधवानी 
है जबकि गलती से मेरी पुत्री हिनाया के जन्म प्रमाण - पत्र में मेरा नाम नन्दिनी वाधवानी लाड़कानी लिखा गया है . जो कि गलत 
है जबकि मेरे आधार कार्ड , पैन कार्ड , वोटर कार्ड , बैंक पासबुक इत्यादि में मेरा नाम नन्दिनी वाधवानी लिखा गया है जो कि 
सत्य व सही है अतः मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण - पत्र में मेरा नाम नन्दिनी वाधवानी लाड़कानी के स्थान पर मेरा सही नाम नन्दिनी 
वाधवानी लिखा एवं पढ़ा जावे . आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 

पुराना नाम 
( नन्दिनी वाधवानी लाड़कानी ) 

( नन्दिनी वाधवानी ) 

पता- विजय नगर एक्स्टेन्सन चेतक पुरी ग्वालियर . 
( G - 652 ) 

नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सलमान अहमद कुरैशी है . त्रुटिवश शैक्षणिक दस्तावेजों 
( बोर्ड 10 व 12 मार्कशीट ) में मेरा नाम सलमान कुरैशी अंकित किया गया था चूंकि मेरे समस्त दस्तावेज सलमान अहमद कुरैशी 
के नाम से ही है तथा मेरी पहचान भी सलमान अहमद कुरैशी के नाम से ही है . इसलिए मुझे सलमान अहमद कुरैशी के नाम 
से ही जाना जाये . 

पुराना नाम 
( सलमान कुरैशी ) 

( सलमान अहमद कुरैशी ) 
( SALMAN QURESHI ) 

( SALMAN AHMED QURESHI ) 

पता- म.नं. 76 , भगवान सहाय मार्ग , थाना तलैया के पीछे , 
( G - 653 ) 

जोगीपुरा बुधवारा , भोपाल ( म.प्र . ) . 


नया नाम 


नया नाम 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022 


419 


CHANGE OF NAME 


That is to inform all that before marriage my name was KUM . MAYA DARYANI Daughter of 
RAM DARYANI and after marriage solemnized my name MANSI KISHNANI wife of Shri LAL KUMAR : 16 
KISHNANI . I should be known by new name MANSI KISHNANI wife of Shri LAL KUMAR KISHNANI . 


Old Name 


New Name 


( KUM . MAYA DARYANI ) 

D / o RAM DARYANI 


( MANSI KISHNANI ) 
Wlo LAL KUMAR KISHNANI . 
Add : Plot No.48 , Gayatri Nagar colony , 
Main Road Bairagarh , Bhopal ( M.P. ) . 


( G - 654 ) 


CHANGE OF NAME 


I , SANJAY GUPTA S / o Late Shri Gopilal Gupta aged 57 years residing at 117 , Phase - 1 , Rivera Town , 
Mata Mandir , Near Manit Chouraha , Huzur , T.T. Nagar , Bhopal , Madhya Pradesh - 462003 declare that myt 
name has wrongly been mentioned as Sanjay in the Folio Number GGL0002538 , new share certificate number 
58509 as well as the old physical shares certificates number 103855 and 101538 of Gujarat Gas Company 
Limited . According to my Aadhaar No. 668370917784 and Passport No. P9916719 , My correct and actual 
name is Sanjay Gupta for all future purposes . Therefore , I solemnly affirm that I will be using the name " Sanjay Gupta " 
in all Private , Semi Official , Official dealings & transactions in future . 


Old Name 


New Name 


( SANJAY ) 


( SANJAY GUPTA ) 

S / oGL.Gupta 
117 , Phase - 1 , Rivera Town , Mata Mandir , 
Near Manit Chouraha , Huzur , T.T. Nagar , 

Bhopal , ( M.P. ) . 


( G - 655 ) 


CHANGE OF NAME 


My Old name was Sheetal Ved now I have changed my name my new name known as Sheetal Bhatia . 
I will be known by my new name Sheetal Bhatia . Ro A - 19 , Ayakar Society G - 3 Gulmohar Bhopal ( M.P. ) . 
Old Name 

New Name 


( Sheetal Ved ) 


( Sheetal Bhatia ) 


( G - 656 ) 


जाहिर सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री माई स्टोन क्रेशर जिसका पंजीयन क्रमांक 0117-16 , पता- फ्लेट 
न . 303 मिलेनियम प्लाजा गोविन्दपुरी ग्वालियर मध्यप्रदेश के नाम से रजिस्ट्रर्ड है जिसमें भागीदार क्रमांक ( 1 ) नीरज तोमर 
पुत्री श्री तुरसन पाल सिंह तोमर , ( 2 ) ममता सिंह पत्नी श्री मनोज सिंह सम्मिलित थे जिसमें दिनांक 24 अगस्त 2018 को 
( 1 ) संजीव कुमार मित्तल पुत्र श्री बासुदेव प्रसाद मित्तल आयु 47 वर्ष निवासी -124 डिफेंस स्टेट फेस -1 आगरा ( उ.प्र . ) . 
( 2 ) सचिन कुमार गोयल पुत्र श्री विस्मभर दयाल गोयल आयु 29 वर्ष निवासी- छत्ता मोहल्ला कमान भरतपुर , राजस्थान 
( 3 ) सोम कुमार मित्तल पुत्र श्री शिव कुमार मित्तल आयु 42 वर्ष निवासी- 203 सारंग रेजेडेन्सी 29 ओल्ड विजय नगर आगरा 
( उ.प्र . ) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये है एवं दिनांक 22 अगस्त 2020 को ( 1 ) सोमवती पुत्री श्री रामप्रसाद 
आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम सुनवई दफाई पोस्ट महाराजपुर , तहसील डबरा , जिला ग्वालियर , ( 2 ) गुड्डी पत्नी श्री कल्लू आयु 
48 वर्ष निवासी सिंगारपुरा मुरार , ग्वालियर मध्यप्रदेश नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं . उसी दिनांक 22 अगस्त 
2020 को ( 1 ) भागीदार श्री नीरज तोमर , ( 2 ) श्रीमती ममता सिंह , ( 3 ) श्री संजीव मित्तल , ( 4 ) श्री सचिन कुमार गोयल , 


1 


420 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022 


[ भाग 3 ( 1 ) 


. 


( 5 ) श्री सोम कुमार मित्तल फर्म में से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं . तथा उसी दिनांक 22 अगस्त 2020 फर्म का पूर्व का 
पता 201 मिलेनियम प्लाजा गोविन्दपुरी ग्वालियर में संशोधन कर नवीन पता ग्राम सुनवई दफाई पोस्ट महाराजपुर , 

तहसील 
डबरा , जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश कर दिया है दिनांक 22 अगस्त 2022 से फर्म का संचालन सोमवती एवं श्रीमती गुड्डी करेंगी 
आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 

फर्म श्री माई स्टोन क्रेशर 

सोमवती , 

( भागीदार ) 

ग्राम सुनवई दफाई पोस्ट महाराजपुर , 
( G - 657 ) 

तहसील डबरा , जिला ग्वालियर , ( म.प्र . ) 


जाहिर सूचना 


, 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सांई बाबा स्टोन क्रेशर जिसका पंजीयन क्रमांक 0122-18 , पता- फ्लेट 
न . 303 मिलेनियम प्लाजा ग्वालियर मध्यप्रदेश के नाम से रजिस्ट्रर्ड है जिसमें भागीदार क्रमांक ( 1 ) नीरज तोमर पुत्री श्री तुरसन 
पाल सिंह तोमर , ( 2 ) ममता सिंह पत्नी श्री मनोज सिंह सम्मिलित थे जिसमें दिनांक 14 नवम्बर 2020 को सोमवती पुत्री 
श्री रामप्रसाद आयु 25 वर्ष निवासी- ग्राम सुनवई दफई पोस्ट महाराजपुर , तहसील डबरा , जिला ग्वालियर एवं गुड्डी पत्नी 
श्री कल्लू आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम सिगारपुर मुरार , ग्वालियर , मध्यप्रदेश नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही हैं . एवं 
उसी दिनांक 14 नवम्बर 2020 को भागीदार क्रमांक 1 नीरज तोमर एवं क्रमांक 2 ममता सिंह अपनी स्वेच्छा से फर्म में से पृथक 
हो रही है . तथा उसी दिनांक 14 नवम्बर 2020 फर्म का पूर्व का पता फ्लेट न . 303 , मिलेनियम प्लाजा , गोविन्दपुरी ग्वालियर था . 
अतः फर्म के पते में स्थानांतरण कर नवीन पता ग्राम सुनवई दफाई पोस्ट महाराजपुर , तहसील डबरा , जिला ग्वालियर , म.प्र . 
कर दिया गया है . आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 

फर्म सांई बाबा स्टोन क्रेशर 

सोमवती , 

( भागीदार ) 

ग्राम सुनवई दफाई पोस्ट महाराजपुर , 
( G - 658 ) 

तहसील डबरा , जिला ग्वालियर , ( म.प्र . ) 

आम सूचना 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बाबा हरीदास सेन्ड इण्डस्ट्रीज जिसका पंजीयन क्रमांक 0122-18 , 
पता- 04 हिन्द कॉलोनी साई मंदिर के पीछे ग्वालियर मध्यप्रदेश के नाम से रजिस्ट्रर्ड है जिसमें भागीदार क्रमांक ( 1 ) धमेन्द्र 
सिंह कुशवाह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह , ( 2 ) भानू प्रताप सिंह पुत्र श्री समशेर सिंह सम्मिलित थे जिसमें दिनांक 22 अगस्त 2020 को 

सोमवती पुत्री श्री रामप्रसाद आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम सुनवई दफाई पोस्ट महाराजपुर , तहसील डबरा , जिला ग्वालियर , 
( 2 ) गुड्डी पत्नी श्री कल्लू आयु 48 वर्ष निवासी सिंगारपुरा मुरार , ग्वालियर मध्यप्रदेश फर्म में नवीन भागीदार के रूप में 
सम्मिलित हो गये है . उसी दिनांक 22 अगस्त 2020 को ( 1 ) धर्मेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह , ( 2 ) भानू प्रताप सिंह 
पुत्र श्री समशेर सिंह फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं . तथा उसी दिनांक 22 अगस्त 2020 से फर्म का पूर्व का पता 
04 हिन्द कॉलोनी सांई मंदिर के पीछे ग्वालियर में संशोधन कर नवीन पता ग्राम सुनवई दफाई पोस्ट महाराजपुर , तहसील डबरा , 
जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश कर दिया है . अतः आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 

फर्म बाबा हरीदास सेन्ड इण्डस्ट्रीज 

सोमवती , 

( भागीदार ) 
ग्राम सुनवई दफाई पोस्ट महाराजपुर , 

तहसील डबरा , जिला ग्वालियर , ( म.प्र . ) 
( G - 659 ) 


( 1 ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022 


421 


PUBLIC NOTICE 
NOTICE U / S 72 OF THE PARTNERSHIP ACT , 1932 

U 
Notice is hereby Given that in the Partnership firm M / s Shiv Uday Constructions , Registered office at 728tment 
Jhabua Tower , 170 R.N.T. Marg , Indore ( M.P. ) and Registration No..is 03/27/01/0418/22 dated 04 : 03-2022 , 
which was constituted vide Partnership deed executed on 07-11-2015 . 

In this Partnership firm subsequently following changes have occured on 01-09-2017 ShriChirag Jain S / o 
Shri Chotmal Jain has voluntarily retired from the Partnership firm and Shri Rohit Verma S / o Shri Chandra 
Shekhar Verma has joined the firm as a new partner . 

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 22-12-2020 Shri Rohit Verma 
S / o Shri Chandra Shekhar Verma has voluntarily retired from the Partnership firm and Shri Chandra Shekhar 
Verma S / o Shri Kishan Verma has joined the firm as a new partner . 

Now Shri Nilay Verma and Shri Chandra Shekhar Verma are the running Partners in the Partnership firm . 
And now from 28th December 2021 both the partners desire to change of terms and conditions , to be continued 
in future be into writing , the same are mentioned in this deed . 

For M / S Shiv Uday Constructions 

( Nilay Verma ) 

( Partner ) . 
( G - 660 ) 

PUBLIC NOTICE 
Notice is hereby Given that in the Partnership firm M / s Green Echoo , Registered office at 501. NRK 
Vishal Green View , Limbodi , Indore ( M.P. ) and Registration No. is 03 / 27 / 01 / 0191 / 19-20 dated 27-11-2019 , 
which was constituted vide Partnership deed executed on 05-08-2019 . 

In this partnership firm subsequentaly following changes have occured on 17-01-2022 , 1. Shri Manveer Singh Khanuja 
Slo Late Shri Ramesh Singh Khanuja and 2. Shri Shankar Singh Solanki S / o . Late Shri Harnath Singh Solanki has 
voluntarily retired from the Partnership firm and Smt . Sheetal Raghuwanshi Wlo . Shri Raj Narayan Raghuwanshi 
has joined the firm as a new partner . 

Now 1. Shri Raj Narayan Raghuwanshi and 2. Smt . Sheetal Raghuwanshi are the running Partners of the 
firm . And now both running Partners have decided to change the address of the firm from 501 NRK Vishal 
Green View Limbodi Indore M.P. 452020 to Surya Enclave Near Collector Bungalow . Malakhedi Road 
Hoshangabad M.P. 461001 . 

For M / s Green Echoo 


Raj Narayan Raghuwanshi 

( Partner ) . 
( G - 661 ) 

आम सूचना 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स अंजली कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पता 86 दुर्गा कॉलोनी , गुना में स्थित है 
जिसका पंजीयन क्र . 02-40-01-0081-16 , दिनांक 24 अगस्त 2016 है जिसमें दिनांक 31 मार्च 2021 को भागीदार 
श्री प्रकाशचंद्र गुप्ता ( लहरिया ) पुत्र श्री रामदास लहरिया निवासी मातृछाया दुर्गा कॉलोनी गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक 
हो गए हैं एवं इसी दिनांक 31 मार्च 2021 को भागीदार श्री देवेन्द्र नाथ नीखरा पुत्र श्री रामनाथ नीखरा निवासी अभ्युदय जगदीश 
कॉलोनी गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं . आमजन एवं सर्वजन सूचित हों . 

मैसर्स अंजली कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 

अमित नीखरा , 

( भागीदार ) 
( G - 662 ) 

86 , दुर्गा कॉलोनी , गुना , मध्यप्रदेश . 
, 


422 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022 


[ भाग 3 ( 1 ) 


आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स दी लीजेंड ट्रेडिंग ( THE LEGEND TRADING ) साझेदारी फर्म 
कार्यालय शॉप क्रमांक 103 मिडलैंड प्लाजा जवाहर एस्टेट थाटीपुर ग्वालियर मध्यप्रदेश 474006 ( पूर्व स्थान ) पंजीयन क्रमांक 
02-42-01-0094-19 एवं पंजीयन दिनांक 29 जून 2019 है जिसका संशोधित विलेख दिनांक 01 फरवरी 2022 सम्पादित 
हुआ जो इस प्रकार है कि 1. श्री रजत सिकरवार पुत्र श्री रामकुमार सिकरवार स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर फर्म से हट गए हैं 
जिनके स्थान पर श्री दीपक सेन पुत्र श्री रमेशचंद्र सेन फर्म में सम्मिलित हुए हैं . 2. फर्म के मुख्य कारोबार के स्थान में परिवर्तन 
किया गया है . नवीन पता : MZ 205 सिटी बाजार विवेकानंद चौराहा थाटीपुर , ग्वालियर मध्यप्रदेश 474011 किया गया है . 

यहाँ जानकारी आमजन को सूचित हो . 


2 


मैसर्स दी लीजेंड ट्रेडिंग , ( THE LEGEND TRADING ) 

रवि तोमर , 

( पार्टनर ) 
कार्यालय- MZ 205 , सिटी बाजार , विवेकानंद चौराहा , थाटीपुर , 

ग्वालियर , मध्यप्रदेश . 


( G - 663 ) 


आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी साझेदारी फर्म जिसका नाम मेसर्स संजीवनी हॉस्पिटल है जिसका 
पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0036-19 है , के नाम में संशोधन किया गया है , तदुपरांत उक्त फर्म मेसर्स संजीवनी मल्टीस्पेसिलिटी 
हॉस्पिटल के नाम से जानी जाएगी . 


अगर इस पर किसी को भी कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के भीतर निम्न पते पर सूचित करे . 
खसरा क्रमांक 2/3 , ईट खेड़ी बैरसिया रोड़ , भोपाल , 


मेसर्स संजीवनी मल्टी स्पेसिलिटी हॉस्पिटल , 

धर्मेन्द चतुर्वेदी , 

( पार्टनर ) 


( G - 664 ) 


आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स किसान ट्रेक्टर्स सर्वे नं . 116/4/1 सेगाँव फाटा बरवानी जिला 
बरवानी में स्थित है जिसका पंजीयन क्र . 03-31-01-00298-14 , दिनांक 22 दिसम्बर 2014 है जिसमें दिनांक 17 जनवरी 
2022 को भागीदार श्री प्रवीण पुत्र श्री जगदीश भयाल निवासी हनुमान मंदिर बिलवा रोड़ , जिला बरवानी अपनी स्वेच्छा से 
फर्म से पृथक हो गए हैं . एवं इसी दिनांक 17 जनवरी 2022 को भागीदार श्री कैलाश पुत्र श्री पैमाजी भयाल निवासी हनुमान 

से 
मंदिर , बिलवा रोड़ , जिला बरवानी अपनी स्वेच्छा से फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं . आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 

मैसर्स किसान ट्रेक्टर्स , 

रमेश , 

( भागीदार ) . 
( G - 665 ) 

सर्वे नं . 116/4/1 , सेगाँव फाटा बरवानी , जिला बरवानी , ( म.प्र . ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022 


423 


आम सूचना 


मेसर्स करन मिनरल्स जिसका पता 188 रिजवान बाग , वीआईपी रोड , लालघाटी , भोपाल है जिसका पंजीयन नंबर 
01-01-01-00289-09 वर्ष 2008-09 , दिनांक 25 फरवरी 2009 है दिनांक 13 मई 2021 को श्रीमती नन्नी जे वालिया का 
स्वर्गवास होने के कारण फर्म में भागीदारी से पृथक हो गई है एवं दिनांक 13 मई 2021 को श्री करनजीत सिंह वालिया 
पु . श्री जसजीत सिंह वालिया आयु 44 वर्ष एवं श्रीमती अमृता रंधावा पुत्री श्री जसजीत सिंह वालिया आयु 43 वर्ष निवासी 
188 रिजवान बाग , वीआईपी रोड लालघाटी , भोपाल फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं . बाकी भागीदार 
यथावत रहेगें . आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो . 

मेसर्स करन मिनरल्स , 
जसजीत सिंह वालिया 

( भागीदार ) 
( G - 666 ) 


आम सूचना 
सर्व - साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्शन , 125 नारकोटिक्स ऑफिस के सामने माल 
रोड मुरार , 

ग्वालियर स्थित है , जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-0017-16 एवं दिनांक 04 मई 2016 है . जिसमें दिनांक 
05 अगस्त 2020 को भागीदार श्री भगवान दास अग्रवाल पुत्र स्व . श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल नि . 125 नारकोटिक्स ऑफिस के 
सामने माल रोड , मुरार , ग्वालियर की दिनांक 09 जनवरी 2019 को मृत्यु हो जाने से फर्म से भागीदारी समाप्त हो गई है . आमजन 
एवं सर्वजन सूचित हो . 

मैसर्स श्री दुर्गा कन्स्ट्रक्शन , 
प्रभात अग्रवाल , 

( भागीदार ) 
पता -125 नारकोटिक्स ऑफिस के सामने माल रोड , 

मुरार , ग्वालियर ( म.प्र . ) . 
( G - 667 ) 


आम सूचना 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मनोहर लाल एण्ड सन्स जिसका पंजीयन क्रमांक 128–8 , 
दिनांक 15 सितम्बर 2008 है जो हनुमान कॉलोनी वार्ड नं . 13 , सूरजगंज , इटारसी , जिला होशंगाबाद में स्थित है जिसमें दिनांक 
01 अप्रैल 2022 को भागीदार श्रीमती गायत्री देवी मालवीय पत्नी स्व . श्री मनोहर लाल मालवीय निवासी हनुमान कॉलोनी , 
सूरजगंज इटारसी , जिला होशंगाबाद वृद्ध अवस्था होने के कारण फर्म से अपनी इच्छा अनुसार पृथक हो रही है एवं भागीदारी 
पत्रक में श्रीमती गायत्री देवी का जो लाभांश है वह अपने पुत्र प्रमोद कुमार मालवीय जो फर्म में भागीदार है को हस्तांतरित 
कर रही है . आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 

मैसर्स मनोहर लाल एण्ड सन्स , 
प्रमोद मालवीय , 

( भागीदार ) 

सूरजगंज इटारसी , जिला होशंगाबाद . 
( G - 668 ) 


424 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 अप्रैल 2022 


[ भाग 3 ( 1 ) 


NOTICE 


U / S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT , 1932 


Notice is hereby given that the firm " M / s JAI PITAMBARA CONSTRUCTION COMPANY " of Gwalior Z 
vide Reg No 02-42-01-00037-14 dated 20th October 2021 , undergone with the following Changes : 


--- 


1. That Shri Brajesh Kumar Shrivastav Slo Shri Badri Prasad Shrivastav has joined the partnership firmw.e.f.20-10-2021 . 


2. That Shri Mukesh Gupta S / o Shri Naresh Gupta has retire from the partnership firm w.e.f. 20-10-2021 . 


3. That Shri Sanju Anand Slo Shri Dr. Satyendra Nath Anand has retire from the partnership fimm w.e.f. 20-10-2021 . 


For : M / s JAI PITAMBARA CONSTRUCTION COMPANY , 


( Ritesh Gupta ) 
( Brajesh Kumar Shrivastav ) 

( Partner ) , 


( G - 669 ) 


CHANGE OF NAME 


That is to inform all that before marriage my name was MANJINDER PAL KAUR SIDHU and after 
marriage solemnized my name MANIA KUSHWAH wife of Shri ANAND SINGH KUSHWAH . I Should be 
known by new name MANIA KUSHWAH wife of Shri ANAND SINGH KUSHWAH . 


Old Name 


Ne 


w Name 


( MANJINDER PAL KAUR SIDHU ) 


( MANIA KUSHWAH ) 
Wlo Shri ANAND SINGH KUSHWAH . 
Add : HIG A - 2 , Munshi Premchand Parisar 

Lalghati , Huzur , Bhopal ( M.P. ) . 


( G - 670 ) 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2022 . 


दश 


इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


प्र 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 15 ] ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 15 अप्रैल 2022 - चैत्र 25 , शक 1944 


भाग 3 ( 2 ) 

( 


सांख्यिकीय सूचनाएं 


( कुछ नहीं ) 


29 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2022 . 


